निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 06 


21 माघ, 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

10 फरवरी, 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-4 


भाग -1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


5-5 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


7-7 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

1 फरवरी 2010 
सं ० को ० प्र०/ स्था०-4/ 2008 / 1051/ वि ०(2 ) — श्री प्रेम पुष्प कुमार , बिहार लेखा सेवा , लेखा पदाधिकारी , वैयक्तिक 
दावा निर्धारण कोषांग , वित्त विभाग , बिहार , पटना को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी , अरवल के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० को ० प्र० / स्था०-4/ 2008/ 1051 A वि ०(2 ) —श्री नन्द किशोर सिंह, बिहार लेखा सेवा, सहायक आयुक्त , वित्त 
विभाग , बिहार, पटना को अगले आदेश तक उप - कोषागार पदाधिकारी , निर्मली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिहिर कुमार सिंह , सचिव ( व्यय ) । 


भवन निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 
27 जनवरी 2010 


सं ० भवन/ स्था.1 - पद . -42/06-599( भ ) —श्री सुधांशु शेखर राय , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा 
पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14040( एस ), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त 
है , को अगले आदेश तक उप -निदेशक-2, अनुश्रवण - सह - मूल्यांकन कोषांग , भवन निर्माण विभाग, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


(ii ) श्री राय को अपने कार्यों के अतिरिक्त तकनीकि सलाहकार , दक्षिण बिहार भवन अंचल , पटना के 
कार्य सम्पादन हेतु प्रधिकृत किया जाता है । 


सं ० भवन / स्था .1 - पद. - 42 / 06-600( भ ) -श्री संत कुमार , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा पथ 
निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14041 (एस) , दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक निदेशक , अनुश्रवण - सह - मूल्यांकन के तकनीकी सलाहकार के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


सं ० भवन / स्था .1 - पद . -42/ 06-601( भ ) — श्री रघुवीर प्रसाद , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा पथ 
निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14042 ( एस ) , दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


सं ० भवन / स्था .1- पद . - 42/ 06-602 ( भ ) श्री विद्यानन्द झा , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा पथ 
निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14043 (एस ), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


3 


सं ० भवन / स्था.1 - पद . -42/ 06-603( भ ) —श्री सुरेन्द्र प्रसाद , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता, जिनकी सेवा पथ 
निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14044( एस ), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता, निरूपण अंचल संख्या 2, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भवन/ स्था.1- पद.- 42/ 06-604( भ ) — श्री राजेन्द्र सरदार , नवप्रोन्नत कार्यपालक अभियंता , जिनकी सेवा पथ 
निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 14045 ( एस ), दिनांक 2 दिसम्बर 2009 द्वारा भवन निर्माण विभाग को प्राप्त है , 
को अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भवन / स्था .1 - पद .- 42 / 06-605( भ ) -श्री कश्यप कुमार गुप्ता , तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल , भागलपुर 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक अभियंता , भवन प्रमंडल , बांका के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
हृदय नारायण झा , विशेष सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 फरवरी 2010 
सं ०6 - वि ० पत्रा0-24-46 / 2005-467( अनु0 ) —विभागीय अधिसूचना संख्या 3167 , दिनांक 11 अगस्त 2009 
को दिनांक 1 फरवरी 2010 के प्रभाव से विलोपित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -19 
के प्रावधानों के अधीन वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों से संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के 
आदेश के विरूद्ध अपील के लिए वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, बिहार, पटना को अपीलीय 
पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है: 

कार्यालय का नाम 
(1 ) वणिज्य कर विभाग , बिहार, पटना (मुख्यालय ) 
(2 ) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील ), पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल 
( 3) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 
(4 ) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), केन्द्रीय प्रमंडल , पटना 
( 5) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
(6 ) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
(7) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 
(8) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 
( 9) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियाँ 
(10) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील), पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
(11) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
(12 ) वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल , छपरा 
(13) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल , मुजफ्फरपुर 
(14 ) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन), मगध प्रमंडल , गया 
(15) वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( अपील ), मगध प्रमंडल , गया 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


2 फरवरी 2010 
सं ० 6 / गो 0 34-12 / 2007-478 ( अनु० ) / वा 0 क 0 — श्री हरि प्रसाद साह , वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त , प्रभारी, शाहाबाद अंचल , आरा के दिनांक 31 जनवरी 2010 को सेवा -निवृत्ति के फलस्वरूप 
शाहाबाद अंचल , आरा में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री ध्रुवनारायण साहु , वाणिज्य कर पदाधिकारी 
को अंचल प्रभारी के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, प्रभारी, 
शाहाबाद अंचल, आरा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 47-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

13 जनवरी 2010 
सं ० 4 ( न० ) विधि -9 / 2007-282 / न 0 वि 0 एवंआ o विo—बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम , 2008 की धारा -1 
( 2 ) एवं (3 ) के प्रावधान के अन्तर्गत निम्नांकित निर्णय लिये जाते है: 

1. बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम, 2008 का विस्तार राज्य के सभी नगर निगमों , नगर परिषदों एवं नगर 
पंचायतों तक होगा । 
2. बिहार नगरपालिका प्रकटीकरण अधिनियम , 2008 तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक 

कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 47-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


बिहार गजट , 10 फरवरी 2010 


7 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सं 0 2 / ई 1-2068 / 06 श्र 0 स0-2070 

श्रम संसाधन विभाग 


संकल्प 

28 जुलाई 2009 
विषय : 

श्री दीनानाथ राम , अनुसेवक , श्रम संसाधन विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुए उनका नाम श्री 
दीनानाथ रखने की अनुमति । 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 111 / आर0 आई0 108/65 ए -10026, दिनांक 22 अगस्त 1964 
एवं पत्रांक 4714, दिनांक 5 मई 1983 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री दीनानाथ राम, अनुसेवक, श्रम संसाधन विभाग 
( श्रम पक्ष) बिहार, पटना द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि उनका नाम श्री दीनानाथ राम से परिवर्तित कर " श्री दीनानाथ " 
करने की अनुमति दी जाय । 

2. श्री दीनानाथ राम द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त परिपत्रों के अनुसार नाम परिवर्तित करने 
हेतु सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गयी है । 

3. अतः श्री दीनानाथ राम के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्यपाल उनके नाम को परिवर्तित करने 
में निम्न रूप से आदेश देते है : 

4. श्री दीनानाथ राम को तत्कालिक प्रभाव से श्री दीनानाथ के नाम से सम्बोधित किया जाय 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी 
सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं सम्बन्धितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
नन्दजी राम, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 47-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


